निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 788 ) पटना , बुधवार , 15 सितम्बर 2021 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

14 सितम्बर 2021 
सं ० 3 / एम ० 12 / 2021-10527 / सा ० प्र ० सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक -7095 
दिनांक -15.07.2021 द्वारा बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्वर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर 
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय 
संसूचित किया गया है । 

उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक 7095 दिनांक 15.07.2021 की कंडिका 2 ( i ) में उल्लिखित शब्द समूह Modiz 
dism ok को Mm dssM OPE पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 788-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


